निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 370 ) 


25 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 16 मार्च 2015 


सं0 08 / आरोप - 01 - 64 / 2014, सा०प्र० - 17844 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

26 दिसम्बर 2014 
श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा , बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 634 / 2008, 413 / 11, तत्कालीन जिला भू - अर्जन 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी चम्पारण 
( बेतिया ) के विरुद्ध मुजफ्फरपुर जिला में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू - अर्जन से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन 
में लापरवाही बरतने के आरोपों पर कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रपत्र क के क्रम में नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली - 2005 नियम - 17 ( 2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 14795, दिनांक 
11.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यद्यपि सभी आरोप अप्रमाणित बताये गये तथापि आरोप 
सं० - 4 के मंतव्य पर अनुशासनिक प्राधिकार की असहमति का उल्लेख करते हुए विभागीय पत्रांक - 16038 , दिनांक 
21.11. 2014 के क्रम में श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । 

___ 3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा के 
उपरांत श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 634 / 2008, 413 / 11, को आरोप मुक्त करते हुए मामले को 
संचिकास्त किया जाता है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 370 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


